रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D. L - 33004/ 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण . .. 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड - उप - खण्ड ( ) 
PART II - Section 3 Sub - section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित . 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 602 
No . 602 ] 


मई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 16 , 2009 / आश्विन 24, 1931 
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16 , 2009 /ASVINA 24 , 1931 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर , 2009 
सा. का .नि . 760( अ ). - केन्द्रीय सरकार रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रबड़ नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं , 
अर्थात् : 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रबड़ ( संशोधन) नियम, 2009 है । 
( 2) नियम 2 के उपनियम ( क), उपनियम( ख), उपनियम( ग) और उपनियम( घ) के उपबंध राजपत्र में इस 

अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और इन नियमों के शेष उपबंध इन नियमों के प्रारंभ के 

120 दिन के पश्चात् प्रवृत्त होंगे । 
2. रबड़ नियम, 1955 की प्रथम अनुसूची में, - 
( क ) प्रपत्र ख में 

(i) क्रम संख्यांक 4 में , “ मालिकों " शब्द के स्थान पर “ या निदेशकों " शब्द रखे जाएंगे ; 
( ii ) क्रम संख्यांक 7 का लोप किया जाएगा और क्रम संख्यांक 8 को क्रमसंख्यांक 7 के रूप में 
पुर्नसंख्यांकित किया जाएगा ; 
(iii ) क्रमसंख्यांक 9 का लोप किया जाएगा और क्रम संख्यांक 10 को क्रमसंख्यांक 8 के रूप में . . . 
पुर्नसंख्यांकित किया जाएगा ; 
( iv ) “ यह निम्नलिखित श्रेणी के " आरंभिक शब्दों के साथ और " तारीख . 
स्थान............... " से समाप्त होने वाले पाद टिप्पण का लोप किया जाएगा । 


( ख) प्रपत्र बी 1, - 

(i) क्रम संख्यांक 4 में, मद ( ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् : 
- " प्रसंस्करण यूनिट के स्थान के संबंध में स्वामित्व का विवरण " . . 

( ii) क्रमसंख्यांक 9 में , " प्रसंस्करण यूनिट " शब्दों के पश्चात् "( प्रतिदिन क्षमता X दिनों की संख्या के 
आधार पर ) " कोष्ठक , शब्दों और अक्षर अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 
(iii) क्रमसंख्यांक 13 और 15 का लोप किया जाएगा ; 
( iv ) क्रमसंख्यांक 13 और 15 का लोप करने के पश्चात , शेष क्रम संख्यांक 14 और 16 को क्रमशः 13 

और 14 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ; और क्रमसंख्यांक 13 में जो पुनः संख्याकित . 
3753 GI/ 2009 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


__ [ PART II _ SEC . 301 


है “ भारतीय मानक संस्थाओं के मानक " शब्दों के स्थान पर “ भारतीय मानक ब्यूरों के मानक " शब्दों 
को रखा जाएगा ; 


(ग ) प्रपत्र डी और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप डी और प्रविष्टियों को रखा जाएगा , 


अर्थात् :- 


. 


. . 


“ प्ररूप डी 
(नियम 40 देखिए ) 

रबर बोर्ड 


रबड़ खरीदने या अन्य प्रकार से प्राप्त करने के विशेष अनुमा पत्र के लिए आवेदन 


1. आवेदक का नाम... 

( बड़े अक्षरों में ) 


2. रबड़ की आवश्यकता संबंधी विशिष्टियां और उसके ब्यौरे 


( क) वर्ष......... 


. 


. 


. 


. 


प्रथम चतुर्थांश 

वर्ग टन 


दूसरा चतुर्थांश 

वर्ग टन 


तीसरा चतुर्थांश 
. वर्ग टन 


चौथा चतुर्थांश 

वर्ग टन 


( ख) आवेदित रबड़ का परिमाण एवं इसका अपेक्षित कालांश ( लेटेक्स की दशा में सूखे रबड़ का भार दर्शाएं ) 


वर्ग 


टन 


( ग) पिछले साल का वास्तविक उपभोग 
( केवल नवीकरण हेतु) 


( घ) आवेदन की तारीख में या खरीदे और मार्ग में स्थित या सुपुर्दगी के लिए प्रतिक्षित रबड़ का स्टोक ( केवल 
नवीकरण हेतु). 


3. सामान्य विशिष्टियां 


( क) अनुज्ञप्ति फीस : 


डिमांड ड्राफ्ट या मनीआर्डर या कैश 


प्राप्ति सं0 


. 


तारीख......... 


. . . .. रुपए. . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( ख) रजिस्ट्रीकरण सह अनुज्ञप्ति सं० : 

( नवीकरण की दशा में लागू होना ) 
( ग) कार्यालय, आदि का पता : 


SALAYAMDARA 


. -.... - - 


- - 


- . .. -.--. ...... .... 


... . 


. . -.. . - 


.-. 


- 


- 


. - - - 


- . 


- - 


. -- 


. - - - 


- - . . - - - . - . . - 


- - 


[ भाग - खण्ड 30 ] 

कार्यालय का पता 
पता 


फैक्ट्री का पता . 


भंडार का स्थान/ डीपों का 


( घ) टेलीफोन / ई- मेल पता, यदि कोई हो : 


4. अन्य विशिष्टियां : 


( क) लघु उद्योग /विक्रय करमूल्य वर्धित कर - रजिस्ट्रीकरण सं0 /पंचायती नगरपालिका/ सहकारिता अनुज्ञप्ति 

सं0 और तारीख : 


( नए आवेदन की दशा में सुसंगत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र / अनुज्ञप्ति की फोटोप्रति देनी होगी ) 


( ख) (i) विद्युत उपभोक्ता संख्या और बिजली संयोजन की तारीख यदि पहले ही बिजली संयोजन हुआ है । 

(ii ) शास्ति प्राप्त होने के बाद यदि बिजली संयोजन प्रतीक्षारत है, बिजली संयोजन की अनुमानित 
तारीख ; 


. (नए आवेदन की दशा मे, बिजली संयोजन के लिए शास्ती पत्र की फोटोकापी देनी होगी ) 


5 


बैंककार और ब्रांच का नाम , यदि कोई हो : 


6. प्राकृतिक रबड़ के प्रयोग द्वारा विनिर्मित उत्पाद : 

( मदों को कथित करें) 


7. पिछले वित्तीय वर्ष ( 20....... - 20.........) के दौरान विनिर्मित उत्पादों के ब्यौरे : 


क्रम संख्या 


उत्पाद का नाम 


लगाने की क्षमता 


वास्तविक उत्पादन 


प्रयोग किए जाने 
वाले प्राकृतिक रबड़ 
की मात्रा (टन) 


. 


. 


टिप्पण - 1. लगाने की क्षमता यथास्थिति कथित होगी या तो वे भार में हो या संख्या में हो 

2. प्रयोग किए जाने वाले रबड़ की मात्रा प्रत्येक उत्पाद के लिए पृथक रूप से दी जा सकती है । 


8. स्वामित्व संबंधी विशिष्टियां 


. ( क) क्या मालिकों / भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/ पब्लिक लिमिटेड कंपनी / सहकारिता सोसाइटी है : 
( ख) यदि स्वामित्व के संबंध में कोई परिवर्तन किया गया है और पिछले एक वर्ष के भीतर किसी ईकाई का 

गठन किया गया है तथा बोर्ड को समुचित समय में ऐसे परिवर्तनों की जानकारी देने में विफल हुआ 
है, उसके ब्यौरे को दें 
( नवीकरण की दशा में लागू होगा) 


. . .. 


. .. 


. 


. 


. 


. 


. . . . 


. 


. 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . ... ... ... 


{ PARTI - SEc . 30] 


( ग) मालका / भागीदारों / प्रबंध निदेशक / अन्य निदेशक/ सांचव क संबंध में ब्यार द 


( यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो अतिरिक्त शीट संलग्न करें) .. 


क्रम संख्या पूरा नाम 


स्थायी पता वर्तमान 


पता 


स्थिति . ( क्या 
मालिकों या 
भागीदार या 
प्रबंध 
निदेशक /निदेशक 
अथवा सचिव है ) 


मालिकों या 
भागीदारों या 
प्रबंध 
निदेशक /निदेशक 
या सचिव के 
हस्ताक्षर 


( घ ) भागीदारी फर्म की दशा में तथा कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम विलेख और निगमन के 
प्रमाणपत्र की दशा में फर्म के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण के विवरण सहित भागीदारी विलेख की 
तारीख कथित करें । 


( नए आवेदन की दशा में भागीदारी फर्म अथवा कंपनियों की दशा में निगमन के प्रमाणपत्र और संगम 
ज्ञापन और संगम विलेख अथवा सोसाइटियों की दशा में उपविधियां, जो भी लागू हों , फोटो कापी दें ) 


( ङ) क्या प्रस्तावित कार्यालय और कारखाना परिसर आवेदक द्वारा स्वामित्व पर अथवा पट्टे पर ले 
लिया गया है । (नए आवेदन की दशा में स्वामित्व अथवा कब्जे के अधिकारी को साबित करने के लिए 
संबंधित सुसंगत दस्तावेजों की फोटोकापी देगा ) 


( च) क्या मालिकों अथवा भागीदारों या ईकाई के निदेशक किसी भी समय रबड़ डीलर या संसाधक या 
रबड़ माल विनिर्माता या किसी अन्य अनुज्ञप्ति प्राप्त रबड़ डीलर या संसाधक या विनिर्माता का 
अभिकर्ता या रबड़ डीलर के अथवा संसाधक के या विनिर्माता के अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक होना । 
यदि हां, ब्यौरे दें । 


9. प्रतिष्ठापित मशीनरी की सूची । 


( नए आवेदन की दशा में , सभी विशिष्टियां दें और मशीनरी के बीजक की फोटोप्रति संलग्न करें । नवीकरण की दशा 
में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान खरीदी गई, यदि कोई है, मशीन के बीजक की फोटोप्रति संलग्न करें और सभी 
विशिष्टियां दें ) 


क्रम संख्यांक 


मशीनरी का नाम 


मशीनरी के पूर्तिकार बिल संख्या 


और 


मूल्य ( रुपए) 


माशीनरी और पर्तिकार दिल संख्या और 


10. आवेदन की तारीख से आवेदन की कुल स्थिर आस्तियों का मूल्य ( नदीकरण की दशा में पिछले वित्तीय वर्ष के 

31 मार्च से ) .. 


( मालिकों या फर्म या कंपनी अथवा सोसाइटी द्वारा स्वामित्वाधीन अचल संपत्तियों और अन्य आस्तियों के 


ब्यौर) 


( क) भूमि 


[ भाग 1 - खण्ड 3()]. 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
( ख ) भवन 
( ग) संयंत्र और मशीनरी 
( घ) ऐसा कोई अन्य मद जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है 


- कुल रुपए 


( नवीकरण आवेदन की दशा में इस प्ररूप के साथ नवीनतम तुलनपत्र की कापी अग्रेषित होगी) 


11. विवरण सहित व्यक्तिगत भागीदारों , यदि कोई हो, स्वामित्वाधीन आस्तियों की विशिष्टियां ( भागीदारी फर्म की 
दशा में ) 


( क ) अचत आस्तियां 


नाम 


| अचल संपत्ति | विस्तार 


अचल 


सर्वे संख्या 


ग्राम 


तालुका 


लगभग बाजार 


मूल्य 


( ख) अन्य आस्तियां ( ब्यौरे दें) 


12 . विवरणी के संबंध में विशिष्टियां ( नवीकरण की दशा में लागू होना ) 


( क) तत्काल वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के लिए क्या आपने प्ररूप “ एम " विवरणी में 
अर्धवार्षिक विवरणी दी है । 


( ख ) यदि आपका उत्तर हाँ है तो वह तारीख दें जिसको बोर्ड को अंतिम अवधि के लिए विवरणी को भेज दिया गया . . 
था । 


(ग) बोर्ड में प्ररूप " के " और " एल "में मासिक विवरणों को किस माह तक दे दिया गया है 


( घ) विवरणियों का प्रस्तुत न करने के कारण , यदि कोई हो 


। 


13 . रबड़ पर उपकर के प्रेषण ( नवीरकण की दशा में लागू होना ) 


( क) रबड़ बोर्ड को संदेय रबड़ पर क्या कोई उपकर को बकाया है ? यदि हां, तो निम्नलिखित विशिष्टियां दें । 


.. 


अवधि 


रकम ( रुपए ) 


( ख) अंतिम अवधि तक रबड़ पर क्या उपकर जमा कर दिया है अर्थात् तत्काल वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर 
तक ? यदि नहीं, वह अवधि दर्शाएं जिस तक रबड़ पर उपकर जमा कर दिया गया हो : 


PART II _ SEC. 300 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY ___ 
(ग) विलंब के लिए कारणों को कथित करें , यदि कोई हो , रबड़ पर उपकर का संदाय : 


मैं / हम घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है 


. 


स्थान : 
तारीख : 


नाम , पदनाम और कार्यालय मुहर सहित आवेदक का नाम 


( भागीदारी फर्म के सभी भागीदार अथवा कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर होंगे ) 


टिप्पण - ( 1 ) यदि कोई आवेदक , मालिक या किसी यूनिट के भागीदार के रूप में बोर्ड द्वारा जारी अनुज्ञप्ति धारण 
करता है, किसी अधिनियम /नियम के अधीन विहित किसी विविरणी अथवा बोर्ड को देय किसी उपकर के संदाय के 
भुगतान नहीं करने के कारण ऐसे आवेदक को सभी लंबित विवरणियों तथा सभी व्यतिक्रम देय को देने के बाद जारी 
अनुज्ञप्ति पर विचार किया जाएगा । 


( 2) यदि आवेदन किसी अनुज्ञप्ति के लिए जो किसी यूनिट को पूर्णतः या भागतः मशीनरी क्रय के साथ किसी अन्य 
यूनिट से जिसने कि बोर्ड द्वारा जारी अनुज्ञप्ति धारण किया था अथवा किया है तथा यदि ऐसी अनुज्ञप्ति किसी 
विवरणी अथवा उपकर का व्यतिक्रम है, तो पूर्वाक्त स्वामी के नाम से देय सभी बकायों की निकासी के पश्चात् ही 
जारी अनुज्ञप्ति पर विचार किया जाएगा । 


( 3) नए आवेदन की दशा में , जारी की गई अनुज्ञप्ति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों को पूरा करेगी । 


( क ) अनज्ञप्ति को जारी करते समय यूनिट को उत्पाद को प्रारंभ करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 
( ख ) निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रस्तुत करें 


(i) प्रस्तावित परिसरों में उद्योग स्थापित करने के लिए लघु उद्योग अथवा विक्रय, क्रय या मूल्य वर्धित कर 
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या पंचायत अथवा नगरपालिका या सहकारिता, प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुज्ञप्ति । 


( ii ) यदि बिजली संयोजन प्राप्त हो गया है, तो बिजली संयोजन के लिए शास्ती पत्र । । 


(iii ) भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख और यदि भागीदारी रजिस्ट्रीकृत है फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा जारी 
प्रमाणपत्र । 


( iv ) संगम ज्ञापन और संगम विलेख और कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी निगमन के प्रमाणपत्र, यदि प्राइवेट लिमिटेड 
कंपनी या लिमिटेड कंपनी है । सहकारिता सोसाइटियों की दशा में उपनियमों की प्रति । 


(v) प्रतिष्ठापित मशीनरी के संबंध में क्रय बिल | 


( vi ) स्वामित्व / कार्यालय के कब्जा तथा कारखाना परिसरों के अधिकार को साबित करने वाला दस्तावेज ; .. 


...VANWom.siw-ira-in 


( घ) प्रपत्र एच 1 में 


- 


ministratakinin- 


ii-Ep-8-2.15AMMixit 


e 


-RA 


. ...... .. .. --- --- -- . . . 


. . ........ . . . 


. . 


--- 


- -- - -- 


- -. - . 


. . 


.. 


- 


MORAD 


[ भाग II - खण्ड 30 ] 

: भारत का राजपत्र : असाधारण 
(i) “ आगामी वर्ष के 30 अप्रैल " शब्दों और अंकों के स्थान पर “ आगामी वर्ष के 15 अप्रैल " शब्द और अंक रखे 
जाएंगे ; 


(ii ) “ खड़ बोर्ड " शीर्ष के नीचे और “ बागान की पंजीकरण संख्या " के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा, 
अर्थात् : 


“ ई-मेल : स्टेट @ रबड़ बोर्ड ओ आर जी इन 

टेली. : 0481 - 2301231 
फैक्स : 0481 - 2571380 "; 


( iii) 


" बागान का नाम " के आरंभिक हिस्से के अधीन और स्थान (तालुक एवं जिला) शब्दों , कोष्ठकों के 
सामने निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :- .. 


" टेलीफोन नंबर 
फैक्स/ ई-मेल, यदि कोई हो ।" ; 


( iv ) क्रम संख्या II , V , और VI के अधीन आने वाले 
पंक्ति तथा स्तंभ को पुनःसंख्यांकित किया जाएगा । 


“ अचयनित " शब्द का लोप किया जाएगा और 


( v) क्रमसंख्यांक IV के स्थान पर निम्नलिखित क्रमसंख्यांक रखा जाएगा, अर्थात् : 


"IV अपक्व रबड़ क्षेत्र 


| रोपण का वर्ष | प्रयुक्त 

सामग्री 


रोपण | नवरोपित 

( एनपी ) 
( हेक्ट ) 


पुनःरोपित 
( हेक्टर) 


कुल 
नवरोपित + 
पुनःरोपित 
( हेक्टर) 


. 


2. 


3. 


। 


कुल "; 


_ _ 


। 


( vi) श्रमिक से संबंधित 


VII क्रमसंख्यांक में , -- 


. 


( क ) “ श्रेणी ” से संबंधित स्तंभ (1) के अधीन , - 
(i) “ किशोर " शब्द जहां- जहां वह आया है, लोप किया जाएगा ; 
(ii ) मद संख्या (4) का लोप किया जाएगा और मद ( 4) के लोप के पश्चात् क्रम संख्यांक ( 5) को क्रमसंख्यांक 
(4 ) के स्थान पर पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ; 


( ख) आदेश शीर्षक के अधीन , - 


(6) क्रम संख्यांक ( 2) में “ अचयनित और " का लोप किया जाएगा ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 30 ] 


( ii) क्रम संख्यांक (3) में , “ टी जे आई आस अर आर आई एम 600 आदि " शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर 
“ आर आर आई आई 105, आर आर आई एम 600, जी टी 1 आदि " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( ग) “ बागान के मालिक के हस्ताक्षर " शीर्ष के नीचे " (मुह ) " शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किया जाएगा ; 


-- 


---- 


......---.-..in- 


( ङ) प्ररूप एन1 में 

(i) आरंभिक हिस्से में “ प्रतिलिप के लिए............... " " पुस्तक संख्या..........” .. और “ क्रम 
संख्या............... " , शब्दों के स्थान पर “ पुस्तक संख्या ई............... " , " क्रम संख्या ई ............... " 

क्रमशः रखे जाएंगे ; 


iiwinkm.inmindian 


(ii ) क्रम संख्या ( 4) में “ मालों का विवरण " शब्दों के पश्चात् “ परिमाण / भार और अंकों और शब्दों में 
मूल्य " शब्दों और कोष्ठकों को रखा जाएगा और “ माल का मूल्य " स्तंभ शीर्ष के नीचे “ रुपए पैसे ) " 
शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 


e 


w 


- 


- 


-- 


(1) मद ( क ) में “ अन्य गाड़ी " शब्दों के पश्चात् “ और एल. आर. संख्या और तारीख" शब्द और अक्षर रखे 
जाएंगे ; 
( II) मद ( ख) में “ आर. आर. संख्या " शब्द और अक्षर के पश्चात् “ और तारीख " शब्द रखे जाएंगे ; 


- 


(iv) टिप्पण (i) और (ii) में , “ बोर्ड के विल्लिगंटन दीप कोच्चिन के कार्यालय " शब्दों के स्थान पर " 
निदेशक ( अनुज्ञप्ति और उत्पाद शुल्क ) रखड़ बोर्ड, कोट्टयम- 2 " रखा जाएगा ; 


( च) प्रपत्र एन 2 में , 

(i) आरंभिक हिस्से में, “ प्रतिलिपि के लिए.......... ” “ पुस्तक संख्या.........." , और “ क्रम 
संख्या.............. " , शब्दों के स्थान पर “ प्रतिलिपि को................” , “ पुस्तक संख्या 
डी............. क्रम संख्या डी ............." , क्रमशः रखे जाएंगे ; 


(ii) क्रम संख्या (2) और (5) में " रजिस्टर संख्या " शब्दों का लोप किया जाएगा ; 


(iii ) क्रम संख्या (4) में “ मालों का विवरण " शब्दों के पश्चात् “ परिमाण/ भार और अंकों और शब्दों में 
मूल्य " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे और “ मालों का मूल्य " नीचे स्तंभ शीर्ष में “ ( रुपए पैसे) " शब्द . 
और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 


( iv ) क्रम संख्यांक 9 में , - 


( क ) मद (क ) में “ अन्य गाड़ी " शब्दों के पश्चात् “ और एल. आर संख्या और तारीख " शब्द और 

अक्षर रखे जाएंगे ; 
( ख) मद ( ख ) में “ आर . आर संख्या " शब्द और अक्षर के पश्चात् “ और तारीख " शब्द रखे 

जाएंगे ; 


( v) टिप्पण (i) और (ii) में , “ बोर्ड के विल्लिगंटन दीप कोच्चिन के कार्यालय ” शब्दों के स्थान पर 

" निदेशक ( अनुज्ञप्ति और उत्पाद शुल्क ) रबड़ बोर्ड , कोट्टयम- 2 " रखा जाएगा ; . 


" 


( ढ) प्रपत्र एन 3 में , - 

(i) आरंभिक हिस्से में , “ प्रतिलिपि के लिए........... ” " पुस्तक संख्या........... ” , और “ क्रम 
संख्या............... ” , शब्दों के स्थान पर “ प्रतिलिपि को ................” , “ पुस्तक संख्या 
पी................ “ क्रम संख्या पी .......... " . क्रमशः रखे जाएंगे ; 
( ii ) क्रम संख्या (2) और (5) में “ रजिस्टर संख्या " शब्दों का लोप किया जाएगा ; 


"--..----- 


- 


-- 


------ 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग 


- खण्ड 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


-- 


( iii ) क्रम संख्या ( 4) में “ मालों का विवरण " शब्दों के पश्चात् “ परिमाण / भार और अंकों . और शब्दों में 
मूल्य " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे और “ मालों का मूल्य " नीचे स्तंभ शीर्ष में “ ( रुपए पैसे ) " शब्द 
और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 


( iv ) क्रम संख्यांक 9 में , -- 


.. 


( क) मद ( क) में “ अन्य गाड़ी " शब्दों के पश्चात् “ और एल. आर. संख्या और तारीख ” शब्द और 

अक्षर रखे जाएंगे : 
( ख) मद ( ख) में “ आर. आर. संख्या ” शब्द और अक्षर के पश्चात् “ और तारीख " शब्द रखे 

जाएंगे ; 


- 


(v) टिप्पण (i) और (ii) में , “ बोर्ड के विल्लिगंटन. दीप कोच्चिन के कार्यालय ” शब्दों के स्थान पर 

" निदेशक ( अनुज्ञप्ति और उत्पाद शुल्क ) रबड़ बोर्ड, कोट्टयम - 2 " रखा जाएगा ; 


( च ) 


प्रपत्र एन 4 में , -- 


(i) आरंभिक हिस्से में , “ रबड़ के अंर्तराज्यीय परिवहन के संबंध में विनिर्माता द्वारा घोषणा " शब्दों के 
पश्चात् “ नियम 40 के अधीन अनुज्ञप्ति " शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 


(ii) आरंभिक हिस्से में , “ प्रतिलिपि के लिए........ . ” “ पुस्तक संख्या..........." , और “ क्रम 
संख्या............... ” , शब्दों के स्थान पर “ प्रतिलिपि को ................ ” , “ पुस्तक संख्या 
एम.............. “ क्रम संख्या एम .............. " , क्रमशः रखे जाएंगे ; 


(iii ) क्रम संख्या (2) और (5) में “ रजिस्टर संख्या " शब्दों का लोप किया जाएगा ; 


( iv ) क्रम संख्या (4 ) में “ मालों का विवरण " शब्दों के पश्चात् “ परिमाण/ भार और अंकों और 
शब्दों में मूल्य " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे और “ मालों का मूल्य " नीचे स्तंभ शीर्ष में “ (रुपए 
पैसे) " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 


(v) क्रम संख्यांक (9) में 
( क ) मद ( क) में “ अन्य गाड़ी " शब्दों के पश्चात् “ और एल. आर. संख्या और तारीख " शब्द और 

अक्षर रखे जाएंगे ; 
( ख) मद ( ख ) में “ आर. आर. संख्या " शब्द और अक्षर के पश्चात् " और तारीख " शब्द रखे 

जाएंगे ; . . 
( vi ) टिप्पण (i) और (ii ) में, “ बोर्ड के विल्लिगंटन दीप कोच्चिन के कार्यालय ” शब्दों के स्थान पर " 

निदेशक ( अनुज्ञप्ति और उत्पाद शुल्क ) रबड़ बोर्ड, कोट्टयम - 2 " रखा जाएगा ; 


. [ फा . सं. 2/2/2005 - पौध ( सी ) ] 

____ पी . के. चौधरी , अपर सचिव 
- पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र ( असाधारण ) , भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) , पृष्ठ 1613, तारीख 1 अगस्त, 

1955 में और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित संख्याओं द्वारा प्रकाशित किए गए थे, अर्थात् : 
( i) सा . का.नि. 1497 , तारीख 27 सितम्बर, 1976 . 
( ii ) सा . का. नि . 553 , तारीख 18 अप्रैल , 1978 
(iii ) का. आ . 163, तारीख 21 जनवरी, 1982 
( iv ) सा. का.नि . 1033 ( अ) , तारीख 31 सितम्बर , 1987 


.. . 


375591 / 9 - 2 


THE GAZETTE OF INDLA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)) 


(v ) 71. 77.f . 716 ( 37 ), arta 20 F , 1988 
( vi) . f . 561 ( 34), arta 5 , 1994 
(vii) H .F . À. 897 ( 34 ), aria 12 fc4afe , 2001 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 15th October , 2009 


G .S .R . 760 ( E ).--- In exercise of the powers conferred by section 25 of the Rubber Act, 
1947 (XXIV of 1947), the Central Government hereby makes the following rules further to 
amend the Rubber Rules , 1955 , namely : 
1. (1) These rules may be called the Rubber (Amendment) Rules, 2009 . 
(2 ) The provisions of sub - rules (a ), (b ), (c ) and ( d) of rule 2 shall come into force on 

the date of Publication of this notification in the official Gazette ; and the 
remaining provisions of these rules shall come into force after one hundred and 

twentieth day of commencement of these rules. 
In the Rubber Rules , 1955, in the First Schedule , - 
(a ) in Form B , 

(i) in serial number 4 , for the word “ Proprietors ”, the words “ or Directors 
shall be substituted ; 
( ii) serial number 7 shall be omitted and serial number 8 shall be renumbered 
as serial number 7 ; 
( iii) serial numbers 9 shall be omitted and serial number 10 shall be 
renumbered as serial number 8 ; 
( iv ) the Foot Notes beginning with the words “ this application should be" and 
ending with the words “ Place . ....Date . ..." shall be omitted ; 


2 . 


(b ) in Form B1, 

(i) in serial number 4, for item (b ), the following item shall be substituted , 
namely : 

" Details of ownership regarding the site of the processing unit " ; 
( ii ) in serial number 9 , after the words of the processing unit ?” , the brackets , 
words and letter " ( capacity per day x number of days basis )” shall be inserted 
at the end ; 

(iii ) serial numbers 13and 15 shall be omitted ; 
( iv ) after omission of serial numbers 13 and 15 , the remaining serial numbers 
14 and 16 shall be renumbered as 13 and 14 respectively , and in the serial 
number 13 as so renumbered , for the words " the Indian Standards Institution s 
standards” , the words " standards of the Bureau of Indian Standards" shall be 
substituted ; 


[ YTT II - UUS 300 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(c ) for the Form D and the entries relating thereto , the following Form D and entries 
shall be substituted , namely: 

" FORM D 

(See rule 40 ) 
THE RUBBER BOARD 


(d ) 


APPLICATION FOR SPECIAL LICENCE TO PURCHASE OR OTHERWISE 
ACQUIRE RUBBER 
1.NAME OF THE APPLICANT........ 

( in capital letters ) 
2 . PARTICULARS OF REQUIREMENT OF RUBBER AND DETAILS THEREOF : 
(a) YEAR.............. 

Ist Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Total 

Grade Tonnes Grade Tonnes Grade Tonnes Grade Tonnes Tonnage 
(b ) Quantity of rubber 

applied for and the 
period for which it is 
required ( show dry 
rubber weight in the 
case of latex ) 
Grade 

Tonnes 
(c ) Actual consumption 

during the previous year 
(for renewal only ) 
Stock of rubber held on the 
date of application or 
purchased and in transit 
or awaiting delivery 

( for renewal only ) 
3 . GENERAL PARTICULARS 
(a) Licence fee : 

Demand Draft or Money Order or Cash Receipt No...... 

Date .... ... .. .. .. .....Rs.... 
(b) Registration cum licence No, : 

( applicable in the case of renewal ). 
(c ) Address of Office, Factory etc ., :. 

Office Address Factory Address Storage Place /Depot Address 
( d ) Telephone/e-mail address , if any: 
4 . OTHER PARTICULARS 
(a ) Small Scale industries/Sales Tax /Value 

Added Tax Registration No./Panchayat/Municipal/ 
/Corporation Licence No. and Date : : 
( In the case of new application , photocopy of the relevant registration 
certificate/ Licence shall be furnished ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — Sec . 3(1)] 
(b ) (i) Electricity Consumer No . and date of power 

connection if power connection already exists : 
(ii) If power connection is awaited after being sanctioned , expected date of power 
connection : 
( In the case of new application, photocopy of sanction letter for power connection 

shall be furnished ) 
5. NAME OF THE BANKERS AND BRANCH , IF ANY : 


6 . PRODUCTS TO BE MANUFACTURED BY USING NATURAL RUBBER : 

(state thę items) 
DETAILS OF PRODUCTS MANUFACTURED DURING THE PREVIOUS 
FINANCIAL YEAR (20 .....- 20...) 

Name of the Installed Capacity Actual Quantity of natural 
No. product 

Production rubber used (tonnes ) 


SI. 


Note : 


Installed capacity shall be stated either in weight or in numbers as the case 
may be . 
Quantity of rubber used may be given separately for each product . 
OWNERSHIP PARTICULARS 


2 . 


:.--. 


whether Proprietorship/Partnership/Private Limited 
Company /Public Limited Company /Co -operative Society : 
if any change has taken place in the ownership and 
constitution of the unit within the last one year and if 
failed to inform such changes to the Board at the 
appropriate time, furnish the details, thereof: 

(applicable in the case of renewal) 
furnish the details in respect of Proprietor /Partners/Managing Director/ other 
Directors/ Secretary : 

( Attach another sheet if the space is not sufficient) 
Full Name Permanent Present Status(Whether Signature of the 
Address Address proprietor or partner or proprietor or partners or 

Managing Director: Managing Director/ 
Director or Secretary ) Director or Secretary 


.: 


(c) 


.:. 


---...-.. 


---------... 


(d ) 


in the case of partnership firm , state the date of 
partnership deed with the details of registration with 
the Registrar of Firms and in the case of companies 
Memorandum and Articles of Association and 
Certificate of Incorporation : 
( In the case of new application , furnish photocopy of partnership deed in the 
case of partnership firm or Memorandum and Articles of Association and 
Certificate of Incorporation in the case of Companies or Bye laws in the case 
of Societies, whichever is applicable ) 
whether the proposed Office and factory premises 
are owned by the applicant, or taken on lease . 
( In the case of new application , photocopy of the relevant documents to prove 
the right of ownership or possession shall be furnished ) 


-............. 


(e ) 


. 


...... 


. 


. 


+ 


. . 


. 


. . 


. 


H 


.. 


114 . 


WIL 


W 


I 


N 


4 + * 


* ** 


* 


* 


1.4144 


14 . . 


. 


* 


* 


[ YMT II - 05 3(0) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(1) 


state whether the Proprietor or Partners or Directors of 
the unit have been at any time a rubber 
dealer or processor or rubber goods manufacturer or 
an agent of any other licensed rubber 
dealer or processor or manufacturer or have been an 
applicant for rubber dealer s or processor s or 
manufacturer s licence. If so , furnish details : 


. 


9. LIST OF MACHINERY INSTALLED . 

( In the case of new application , furnish full particulars and attach photocopy of 
invoices of the machinery . In the case of renewal, furnish full particulars and attach 
photocopy of invoices of machines if any, purchased during the previous financial 
year .) 

Name of Name and address of the . Bill No. . Value (Rs.) 
No. Machinery Supplier of the machinery 

and Date 
10 . VALUE OF ALL FIXED ASSETS OF THE APPLICANT AS ON DATE OF 

APPLICATION (AS ON 31ST MARCH OF THE PREVIOUS FINANCIAL YEAR , 

IN THE CASE OF RENEWAL) 
(Details of immovable properties and other assets owned by the Proprietor or Firm or 

Company or Society ) 
(a ) Land 
(b ) Building 
(c ) Plant and Machinery 
(d ) Any other item not specified above 


Total Rs. 
(Copy of the latest Balance Sheet shall be forwarded along with this form in the case 
of renewal application ) 
11 . PARTICULARS OF ASSETS OWNED , IF ANY , BY THE INDIVIDUAL 

PARTNERS WITH DETAILS 
. (In the case of partnership firm ) 

(a) Immovable Assets 
Name Immovable Extent Survey Number Village Taluk Approximate 
Property 

Market Value 
(b) Other Assets(Furnish details) 

PARTICULARS REGARDING RETURNS ( applicable in the case of renewal) 
(a ) Have you submitted the half yearly returns in Form " M " returns 

for the periods up to April to September of the Current 

Financial Year ? : 
(b ) If your reply is Yes state the date on which the 

return for the latest period was sent to the Board : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEC . 3(0)] 


- - - 


(c) Up to whatmonth have you submitted the monthly returns in Forms K 

and L to the Board ? : 


(d) Reasons for non -submission of returns, if any : 
13. REMITTANCE OF CESS ON RUBBER (applicable in the case of renewal ) 
(a) do you have any arrears of cess on rubber to be paid to the Rubber Board ? if so , give 

the following particulars . 


Period 

Amount (Rs.) 
(b ) have you remitted the cess on rubber up to the 

latest period i.e up to April to September of the Current Financial Year ? If not, 

indicate the period up to which remittance of cess on rubber has been made : 
(c ) state the reasons for the delay, if any, in payment of cess on rubber: 


I/We declare that the statements made above are true to the best ofmy/our knowledge 
and belief. 


Place : 


Date : 


Signature of the Applicant with Name, Designation and Office Seal 


( All partners of the partnership firm or Managing Director in the case of a Company, shall sign ) 


------------------------- 


Note : (1 ) If the applicant as. Proprietor or Partner of any unit holding a licence issued by 

the Board defaulted submission of any return prescribed under the Act Rules or 
payment of any cess dues to the Board , issue of licence to such applicant will be 
considered only after submission of all the pending returns and payment of all 
the outstanding dues . 


------- 


---- 


...------- 


.............-............. 


(3 ) 


If the application is for a licence to a unit set up fully or partially with machinery 
purchased from any other unit which is or was holding a licence issued by the 
Board and if such the licensee is a defaulter of any return or cess , issue of 
licence will be considered only after clearance of all the outstanding dues in the 
name of the previous owner. 
In the case of new application , issue of licence will be subject to fulfillment of 
the following additional conditions: 
(a ) the unit should be ready for commencement of production at the time of 

issue of licence . 
(b ) furnish photo copy of the following documents 

(i) small scale industries or Sales Tax or Value Added Tax Registration 

Certificate or licence issued by the Panchayat or Municipal or 
Corporation authorities to establish the industry at the proposed 
premises. 


. . 


. . 


. 1 . 


.. 


.. 


. . . 


.W 


TLL LLL 


LL 


u 


.uti . . . . .. . 


[ 47111 - QUG 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


-- 


( ii) sanction letter for power connection, if power connection is yet to be 

received . 
( iii) partnership deed in the case of a partnership firm and certificate 

issued by the Registrar of Firms, if the partnership is registered . . . 
(iv)Memorandum and Articles of Association and Certificate of 

" Incorporation issued by the Registrar of Companies, in the case of 
Private Limited Companies or Limited Companies. Copy of the 

Bye -laws in the case of Co -operative Societies. 
(v) purchase bills in respect of the machinery installed . 
( vi )documents to prove the right of ownership /possession of office and . 

factory premises ” ; 


(d ) in Form H1, 

(i) for the words and figures “ the 30th day of April of the succeeding 
year”, the words and figures “ 15th day of April of the succeeding year" shall 
be substituted ; 
( ii ) below the Heading “ The Rubber Board " and before the words 
“ Registration No . of the Estate” the following shall be inserted , namely : 

" E -mail : stat @ rubberboard . org. in 
Tel. 0481- 2301231 

Fax : 0481 - 2571380 " ; 
( iii) in the opening portion under “ Name of the Estate ” and before the 
words and brackets “ Location ( Taluk and District ) the following shall be 
inserted , namely : 

“ Telephone Nos . 

Fax/ E -mail, if any." ; 
(iv) the word “ Unselected ” appearing under Sl. No. III , V and VI shall be 

deleted and the rows and columns shall be renumbered . 
(v). For serial number IV , the following serial number , shall be substituted, 
namely : 


Year of 
Planting 


" IV . Immature rubber area 
Planting New Planted Replanted (RP) T 
materials (NP) [ . (Hectares) 
used (Hectares ) 

(3 ) 


Total 
(NP +RP ) 
(Hectares) 


( 2 ) 


(5 ) 


TOTAL " : 


( vi) in serial number (VII) relating to Labour,- : 
( a ) under column ( 1 ) relating to “ Category ” , 

(i) the word “ Adolescents ” wherever it occurs , shall be omitted ; 
(ii) item number (4 ) shall be omitted and after omission of item 

number (4 ), serial number (5 ) shall be renumbered as serial 
number 4 ; 


------ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC : 3(1)] 


.......... 


(e ) 


9 


(b ) under the heading Instructions, 
(i) in serial number (2), the words " unselected and ” shall be 

- omitted ; 
: ( ii ) in serial number (3 ), for the words, letters and figures “ Tjir 1, 

RRIM 600 etc " , the letters , figures and word " RRII 105, RRIM 

600 , GT 1 etc.” shall be substituted ; 
(c) below the heading “ Signature of the owner of the Estate ”, the brackets 

and word " (Seal )” shall be inserted ; 
in Form NI,- . 
(i) in the opening portion , for the words, “ Copy for ... " , " Book No ... ", and 
“ Serial No.....”, the words “ Copy to .... ”, “ Book No. E.....”, and “ Serial 
No. E .....” , shall respectively be substituted ; 
( ii) in serial number (4) after the words “ Particulars of goods” , the brackets 
and words “ (Quantity /weight and value in figures and words” ) shall be 
inserted and below the column heading " value of goods” the brackets and 
words “ (Rs. Ps ) ” shall be inserted ; 

(iii ) in serial number (9 ), 
(I) in item (a ), after the words “ other vehicle " the words and letters and L .R . No. 

and date" shall be inserted ; 
( II) in item (b ), after the letters and word “ R . R .No." the words " and date " shall be 
inserted .; 

( iv ) in Notes (i) and ( ii ), for the words “ Board s Office at WiHingdon Island , 
Cochin ” , the words, brackets , letters and figure " Office of the Director 
(Licensing and Excise Duty ), Rubber Board , Kottayam -2 " shall be substituted ; 
in Form N2, 
(i) in the opening portion , for the words, “ Copy for ...." , "Book No....", and 
" Serial No.... " , the words, “ Copy to ... .." , " Book No. D .. ...." , and " Serial 
No. D . ....", shall respectively, be substituted ; 
( ii ) in serial numbers (2 ) and (5 ), the words " register number" shall be 
omitted ; 
(iii) in serial number (4), after the words “ Particulars of goods”; the brackets 
and words “ ( Quantity / weight and value in figures and words)" shall be 
inserted and below the column heading “ value of goods” . the brackets and 
words “ (Rs. Ps ) ” shall be inserted ; 


- 


- 


.. 


. 


. 


w 


(iv ) in serial number(9 ), 
. . (a ) in item (a ), after the words " other vehicle " the words and letters and 

L . R .No. and date ” shall be inserted ; : : 
(b ) in item (b ), after the letters and word " R .R .No:” the words and date" 

shall be inserted ; 
(v) in Notes (i) and (ii), for the words “ Board s Office at Willingdon Island, 
Cochin ” , the words, brackets , letters and figure " Office of the Director 
(Licensing and Excise Duty), Rubber Board, Kottayam -2 " shall be substituted ; 


-- 


----- 


- 


-- 


- 


......- 


- 


in Form N3, 
(i) in the opening portion, for the words , " Copy for ....”, “ Book No....", and 
“ Serial No .....”, the words, “ Copy to ....." , “ Book No . P ....." , and " Serial : 
No. P.....” , shall respectively be substituted ; 


--... 


.. 


[ FT II - 


E 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ii) in serial numbers (2 ) and (5 ), the words " register number" shall be 
omitted ; 
( iii ) in serial number (4 ), after the words “ Particulars of goods” the brackets 
and words “ ( Quantity /weight and value in figures and words)” shall be 
inserted after the words “ Particulars of goods" and below the column heading 
“ Value of goods” the brackets and words “ (Rs Ps) ” shall be inserted ; 


( iv ) in serial number (9 ), 
(a ) in item (a), after the words " other vehicle " , the words and letters " and 

L .R .No. and date ” shall be inserted ; 


(b) in item (b ), after the letters and word " R .R .No." the words " and date " 

shall be inserted ; 
(v ) in Notes (i) and (ii), for the words “ Board s Office at Willingdon Island , 
Cochin " , the words, brackets , letters and figure " Office of the Director 
(Licensing and Excise Duty), Rubber Board, Kottayam -2 " shall be substituted ; 
in Form N4,- . 
(i) in the opening portion , after the words “ Declaration regarding Interstate 
Transport of rubber by a manufacturer," the words and figures , “ licensed 
under rule 40 ” shall be inserted ; 
(ii) in the opening portion , for the words, " Copy for ....", " Book No ...." , and 
" Serial No ....." , the words, “ Copy to ......" , " Book No . M ....." , and " Serial 
No . M ....." shall respectively be substituted . 
(iii) in serial numbers (2) and (5), the words " register number " shall be 
omitted ; 
( iv ) in serial number (4), after the words “ Particulars of goods” the brackets 
and words “ (Quantity /weight and value in figures and words)” shall be 
inserted and below the column heading “ value of goods" the brackets and 
words " (Rs. Ps ) shall be inserted ; 
(v ) in serial number (9 ); 
(a) in item (a), after the words " other vehicle ”, the words and letters " and 

L . R . No . and date " shall be inserted ; 
(b) in item (b), after the letters and words “ R .R .No." the words " and date ” 

shall be inserted ; 
( vi) in Notes (i) and (ii), for the words “ Board s Office at Willingdon Island, 
Cochin ” , the words, brackets, letters and figure " Office of the Director 
(Licensing and Excise Duty ), Rubber Board , Kottayam - 2" shall be substituted . 


[F . No. 2 /2 /2005 -Plant (C )] 
P . K . CHAUDHERY, Addl. Secy. 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[Part II- SH 3001 


A 


LL - - - 


Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3 , 

Sub - section (i); page 1613, dated the 1st August, 1955 , and subsequently amended vide the 
following numbers , namely : 
(i) G .S.R . 1497 , dated the 27th September, 1976 . 
( ii) G .S.R . 553, dated the 18th April , 1978 . 
(iii) S.O . 163 , dated the 21st January, 1982 . 
(iv ) G . S.R . 1033 (E ), dated the 31st December, 1987. . . 
(v) G .S .R . 716 (E ), dated the 20th June , 1988 . 
(vi) G .S .R . 561 (E ), dated the 5th July , 1994 . 
(vii) G .S . R . 897 ( E ), dated the 12th December, 2001 . 


a 


L 


.7.KA... 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


. 


-.... 


1 ul 


. 1 


.11:44 


